रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO. D. L.- 33004/99 


.. 


+1 


: 


.: 


... 


. 


. 


. . 


:-.--. 


tireti 


. 


: 


------ 


. 


- 


- . 


. 


भारत राजपत्र 


को राजपत्र 
The Gazette of India 


सनामबजगन 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग I – खण्ड 1 
PARTI - Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , नवम्बर 9 , 2015 / कार्तिक 18 , 1937 
NEW DELHI, MONDAY , NOVEMBER 9 , 2015 / KARTIKA 18 , 1937 


सं. 298] 
No. 298 ] 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

(वाणिज्य विभाग ) 
(विदेष व्यापार महानिदेषालय) 
___ सार्वजनिक सूचना 
नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2015 

सं. 45 / 2015 - 2020 


विषय : प्रक्रिया पुस्तक 2015 - 20 के पैरा 2. 90 ( घ ) में संषोधन । 


___ फा. सं. 01 / 93 / 180 / 60 / एएम - 16 / पीसी - 2 ( बी ). - विदेश व्यापार नीति 2015- 2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक 2015 - 20 के पैरा 2. 90 ( घ) में निम्नानुसार संशोधन करते हैं : 


प्रक्रिया पुस्तक 2015- 20 का मौजूदा पैरा 2.90 ( घ ) 

| प्रक्रिया पुस्तक 2015- 20 का संशोधित पैरा 2. 90 (घ ) 
परिशिष्ट - 2झ में अपना नाम लिखवाने के इच्छुक अभिकरण परिशिष्ट - 2झ परिशिष्ट - 2झ में अपना नाम लिखवाने के इच्छुक अभिकरण परिशिष्ट -2झ 
के अनुलग्नक - I के अनुसार संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को अपना आवेदन | के अनुलग्नक -I के अनुसार विदेश व्यापार महानिदेशालय को अपना 
कर सकते हैं । 

आवेदन कर सकते हैं । 


2. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव : इस सार्वजनिक सूचना के जारी किए जाने के पश्चात् परिशिष्ट - 2झ में अपना नाम लिखवाने के 
इच्छुक अभिकरण अपना आवेदन परिशिष्ट और आयात -निर्यात प्रपत्रों के परिशिष्ट - 2झ के अनुलग्नक -1 के अनुसार संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी के बजाए 
विदेश व्यापार महानिदेशालय को प्रस्तुत कर सकते हैं । 


अनूप वधावन, महानिदेशक, विदेश व्यापार 


4745 GI / 2015 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 1 - SEC . 1 ] 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(DEPARTMENT OF COMMERCE ) 
DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE 

PUBLIC NOTICE 
New Delhi, the 9th November, 2015 

NO .45 / 2015 -2020 


Subject : Amendment in Para 2 .90 (d ) of HBP 2015 -20 . 


F .No. 01/93 /180 /60 /AM - 16 / PC - 2 (B ). — In exercise of powers conferred under paragraph 2 .04 of the 
Foreign Trade Policy 2015 -2020 , the Director General of Foreign Trade hereby makes the following 
amendment in Para 2 .90 (d ) of HBP 2015 -20 as under : 


Existing Para 2 . 90 ( d ) of HBP 2015 - 20 

Revised Para 2 .90 ( d ) of HBP 2015 - 20 
Any agency desirous of enlistment in Appendix 21 Any agency desirous of enlistment in Appendix 21 
may submit their application as per Annexure I to may submit their application as per Annexure I to 
Appendix 21 to concerned RA . 

Appendix 21 to the DGFT. 


2 . Effect of this Public Notice : Hereinafter, agencies desirous of enlistment in Appendix 21 of Appendices 

& Aayat Niryat Forms may submit their application as per Annexure I to Appendix 21 to the DGFT 
instead of the concerned RA . 


ANUP WADHAWAN , Director General of Foreign Trade 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


